रजिस्ट्री सं डीएल - 33004/97 


REGD. NO . D . L .- 33004 /97 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 --- उप - खंड ( i ) 
PART II - - Section - Sub -section ( ii ) 


1519 


. . 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
--- - -- - -- - -- -- - -- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- -- - -- - 
सं० 192 ] 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1998 / चैत्र 5 , 1920 
No. 192 ] 

NEW DELHI, THURSDAY,MARCA 26, 1998 /CHAITRA 5 , 1920 
- - - -- - -- - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - -- -- - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - 

विधि और न्याय मंत्रालय 


( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1998 
का . आ . 250( अ ).- - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणाएं 
जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित हुए हैं , सर्वसाधारण की आनकारी के लिए प्रकाशित की जाती 
है : 

घोषणाएं 
( 1 ) मणिपुर ( राज्य ) में 1 - भीतरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतत्रिष्ट उपबंधों के 
अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री थोनाओजाम घाओबा सिंह ( नाम ) उसलो मायई लेईकेई. बी . पी. ओ. उत्तलो ( पता ) जो मणिपुर राज्य कांग्रेस पार्टी ( मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए थे उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : इम्फाल 
तारीख : 3 - 3 - 1998 


रिटर्निग ऑफिसर " 
( 2) मणिपुर ( राज्य ) में 2- बाहरी ( अनु. जनजाति ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों 
के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 
866 GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II - Sec . 3( ü )] 


gardt fara TiTA ( 77 ) Tejtar TA , . . . Tentes, formueYT ( 991 ) 5 MT RTE ( Framararengimo 
राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई थी , उपर्युक्तनिर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई है । 


PTT : " THE 
wita : 3 - 3 - 1998 

रिटर्निग ऑफिसर " 
[ 77. # . 13 (2 )/ 98 - forenreit-2/1] 

सुषमा जैन , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th March , 1998 
S . O . 250 ( E ) .- In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) , 
the following declarations containing the names of the candidates elected in the constitutencies referred to therein are published 
for general information :- - 

DECLARATIONS 
(1 ) Election to the House of the People from the l- InnerManipur Parliamentary Constituency in Manipur (State ). 

" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act , 1951 , read with rule 
64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, 1 declare that : 
Shri Thounaojam Chaoba Singh 

(Name) 
Utlou Mayai Leikai B .P .O . Utlou 

(Address ) sponsored by Manipur State Con 
gress Party (name of the recognised /registered political party ) has been duly elected to fill the seat in that House from the above 
Constituency . 

Place : Imphal 
Date : 3- 3 - 1998 

Sa 

Returning Officer 

I - Inner Manipur Parliamentary Constituency " 
(2 ) Election to the House of the People from the Il-Outer Manipur ( ST ) Parliamentary Constitutency in Manipur 
(State ). 

" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the Fowle Act, 1951, read with rule 
64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, 1 declare that : 
Miss Kim Gangte 

(Name) 
Uyungmakhong Village, B .P .O . Gelmol, District Churachandpur 

( Address ) sponsored by Communist 
Party of India (name of the recognised / registered political party ) has been duly elected to fill the seat in that House from the 
above Consutuency . 

[ File No. 13 (2 )/ 98 -Leg -11/1} 
Place : Imphal 

Sd/ 
Datc : 3 - 3 - 1998 

Returning Officer 
Il -OuterManipur (ST ) Parliamentary Constitutency 

SUSHMA JAIN , Jt . Secy , and Legislative Counsel 


1 


[ भाग II - खण्ड ३ ( ii ) ] 


भारत - का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 मार्च, 1998 
का . आ . 251( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनिपम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित पोषणाएं 
जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित हुए है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती 
हैं : 

( 1) गोवा ( राज्य ) में 1- पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन । 

" निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के में अंतर्विष्ट उपबंधों 
के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री रवि सीताराम नाईक ( नाम ) म . नं . 9/207 /7 /ए, खड़पाबंद, पोंडा- गोवा ( पता ) जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए थे उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : पणजी - गोपा 
तारीख : 3 - 3 - 1998 

हस्ता. 

रिटर्निंग ऑफिसर " 
( 2 ) गोवा ( राज्य) में 2 -मारमूगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के में अंतर्विष्ट उपबंधों 
के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री सरदिन्हा फ्रांसिस्को केटानो ( नाम ) म. गं. 1216 /ए, कर्टोरिम सालसेट , गोवा ( पता ) जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त /रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़ेकिए गए थे उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : मारगाव - गोवा 


3 - 3 - 1998 


हस्ता. 

रिटर्निंग ऑफिसर " 
[ फा . सं . 13 ( 2 ) /98-विधायी- 2/2 ] 

सुषमा जैन , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामशी 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th March , 1998 
S. 0 . 251( E). In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951 ), 
the following declarations containing the names of the candidates elected in the constituencies referred to therein are published 
for general information : 

DECLARATIONS 
(1) Election to the House of the Pcople from the l-Panaji Parliamentary Constituency in Goa (State ). 

"In purusuance ofthe provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act , 1951, read with 
rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that : 

Shri Ravi Sitaram Naik ( Name ) 

H . No . 9 /207 /7/A , Khadpaband, Ponda -Goa (Address ) sponsored by Indian National Congress (name of the recognised / 
registered political party ) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency. 

Place : Panaji - Goa 
Date : 3- 3- 1998. 

Returning Officer 
1 -Panaji Parliamentary Constituency " 


Sd/ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 3 (ii)] 


(2 ) Election to the House of the People fromthe 2- Mormugao Parliamentary Constituency in Goa ( State). 

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Represenation of the People Act , 1951 , read with 
rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that : 

Sardinha Francisco Caetano (Name) 

H . No. 1216/ A, Curtorim, Salcete, Goa ( Address ) sponsored by Indian National Congress ( name of the recognised / 
registered political party ) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency . 
Place : Margo -Goa 

Sd/ 
Date : 3- 3 -1998 

Returning Officer 
2 -Marmugao Parliamentay Constituency ." 

[ File No. 13(2)/ 98- Leg- II/ 2] 
SUSHMAJAIN, Jt. Secy. and Legislative Counsel. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, तारीख 26 मार्च, 1998 
का . आ . 252( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणाएं 
जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों का नाम अंतर्पिष्ट है जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 
जाती है : 

घोषणा 
सिक्किम ( राजस्व ) में 1- सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के 
अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री भीम प्रसाद दहल ( नाम ) टिंबर बंग, पश्चिमी सिक्किम ( पता ) जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ( मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी 
का नाम ) द्वारा खड़े किए गए थे, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : गंगतोक 
तारीख : 3 - 3 - 1998 

हस्ता. 
रिटनिंग ऑफिसर " 
[ फा. सं. 13( 2 )/ 98 -विधा- 2/3 ] 

सुषमा जैन , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th March, 1998 
S. O . 252 ( E). --In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ), 
the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for 
general information: 

DECLARATION 
Election to the House of the People from the 1- Sikkim Parliamentary Constituency in Sikkim ( State). 

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of theRepresentation of the People Aot , 1951 , read with rule 
64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that : 

Shri Bhim Pd. Dahal,(Name) 
Timburbung, West Sikkim (Address) sponsored by Sikkim Democratic Front Party (name of the recognised /registered 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


political party ) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency . 


Place : Gangtok 
Date : 3 - 3 - 1998 


Sd/ 

Returning Officer 
Sikkim Parliamentary Constituency 

[ File No. 13 (2 )/98-Leg-II /3 ] 
SUSHMAJAIN, Jt . Secy. and Legislative Counsel 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 मार्च, 1998 
का . आ . 253( अ ) . -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणाएं 
जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 
जाती है : 

घोषणा 
चंडीगढ़ ( संघ राज्यक्षेत्र ) में 1 - चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के 
अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री सत्यपाल जैन ( नाम ) म. नं. 2224 सेक्टर 15 - सी, चंडीगढ़ ( पता ) जो भारतीय जनता पार्टी ( मान्यताप्राप्त /रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का 
· नाम ) द्वारा खड़े किए गए थे, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : चंडीगढ़ 
तारीख : 2 - 3 - 1998 

हस्ता. 
रिटर्निंग ऑफिसर " 
[ फा . सं. 13( 2 )/ 98 -विधा. 2/4 ] 

सुषमा जैन , संयुक्त सचिष एवं विधायी परामर्शी 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th March , 1998 
S . O . 253 (E ).- - In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 
1951) , the following declaration containing the name of the candidate clected in the constituency referred to therein is published 
for general information : 

DECLARATION 
Election to the House of the People from the Chandigarh Parliamentary Constituency in Chandigarh (Union Territory ). 

" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act , 1951 , read with rule 
64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that : 
Shri Satya Pal Jain 

(Name) 
H . No. 2224, Sector 15 - C , Chandigarh (Address ) 

Sponsored by Bhartiya Janata Party (nameof the recognised / registered political party ) has been duly elected to fill the 
seat in that House from the above Constituency . 
Place : Chandigarh 

[ File No. 13(2 )/ 98- Log- II/ 4 ] 
Date : 2- 3 - 1998 

Sd/ 
Returning Officer , Chandigarh Parliamentary Constituency." 

SUSHMAJAIN, Jt. Secy . and Legislative Counsel 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( i)] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1998 
का , आ . 254( अ ), - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणाएं 
जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 
जाती है : 

घोषणा 
लक्षद्वीप ( संघ राज्यक्षेत्र ) में 1 - लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिएनिर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्षिष्ट उपबंधों के 
अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री पी . एस. सईद ( नाम ) पदन्नाथ हाऊस, एण्ड्रोथ द्वीप ( पता ) जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) 
द्वारा खड़े किए गए थे, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 

स्थान : कवारती 
तारीख : 2 - 3-- 1998 

[ फा, सं . 13 ( 2 )/ 98 -विधा. 2/5 ] 

हस्ता. 

रिटर्निंग ऑफिसर " 

सुषमा जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th March , 1998 
S . O . 254 (E ). — In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 
1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published 
for general information : 

DECLARATION 
Election to the House of the People from the Lakshadweep Parliamentary Constituency in Lakshadweep (Union Ter 
ritory ) , 

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 , read with rule 
64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that : 
Shri P . M . Sayeed , 

(Name) 
Padannatha House , Androth Island (Address ) 

Sponsored by Indian National Congress (name of the recognised /registered political party) has been duly clected to fill 
the seat in that House from the above Constituency . 

[ File No . 13( 2)/ 98- Leg- II/ 5 ] 
Place ; Kavaratti. 

Sd / 
Date : 2-3- 1998 

Returning Officer, Lakshadweep Parliamentary Constituency." 

SUSHMAJAIN, JI. Secy . and Legislative Counsel 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1998 
का . आ . 255( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणाएं 
जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नामा 


जाती है : 

घोषणा 
नागालैंड ( राज्य ) में 1- नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिएनिर्वाचन । 

"निर्वायनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अंतर्षिष्ट उपबंधों के 
अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री असंगबा ( नाम ) रामरॉक डेल एफ -1 , सेक्टर मोकॉक चुंग ( पता ) जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का 
) द्वारा खड़े किए गए थे, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाधित हो गए हैं । 

स्थान : कोहिमा 
तारीख : 3 - 3 - 1998 

[ फा . सं , 13( 2 )/ 98 - विधा. 216 ] 

हस्ता. 

रिटर्निंग ऑफिसर " 

सुषमा जैन , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th March , 1998 
S. O . 255( E ) . -~-In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 
1951 ), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published 
for general information :-- 

DECLARATION 
Election to the House of the People from the Nagaland Parliamentary Constituency in Nagaland (State ). 

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 
64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that : 

Shri K . Asungba Sangtam (Nane) 
Shamrock Dale F-I Sector Mokokchung ( Address) 

Sponsored by Indian National Congress (nameof the recognised / registered political party ) has been duly elected to fill 
the scat in that House from the above Constituency . 

Place : Kohima 
Date : 3- 3 - 1998 

[ File No . 13 ( 2 )/98- Leg- II/ 6] 

Sd/ 
Returning Officer, Nagaland Parliamentary Constituency ." 

SUSHMAJAIN, Jt. Secy . and Legislative Counsel 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1998 
का. आ . 256( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणाएं 
जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है जो इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 
जाती है : 

घोषणा 
पांडिचेरी ( संघ राज्य क्षेत्र ) में 1- पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिएनिर्वाधन । 
"निर्वाधनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के 


366 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i)]] 


अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री एस. अरूणमुगम ( नाम ) नं. 20 ,पूर्वी स्ट्रीट , कालमंडपम् पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ( पता ) जो द्रविड़ मुन्नेत्र कषगू ( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़ेकिए गए थे, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : पांडिचेरी 

[ फा. सं. 13 (2)/98 -विधा.IN/7 ] 
तारीख : 3 - 3 - 1998 

रिटर्निंग ऑफिसर " 

सुषमा जैन , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 26th March, 1998 
S . O . 256( E). ----In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 
1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published 
for general information : 

DECLARATION 
Election to the House of the People from the Pondicherry Parliamentary Constituency in Pondicherry (Union Terri 
tory). 

" In pursuance of thc provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act , 1951, read with rule 
64 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , I declare that . 

ShriS. Arumugham( Name ) 
No . 20, East Street,Kalmandapam , Pondicherry (Address ) 

Sponsored by Dravida Munnetra Kazhagam (name of the recognised / registered political party ) has been duly elected 
to fill the seat in that House from the above Constituency . 


[ File No. 13( 2 )/ 98 -Leg - II/ 7] 


Place : Pondicherry 
Date : 3 -3 - 1998 


Sd/ 
Returning Officer, Pondicherry Parliamentary Constituency . 

SUSHMA JAIN, Jt . Secy . and Legislative Counscl 


- - 


- -- 


- 


- - 


- - 


- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
Printed by the Munager , Govt of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 - - 1998 


